रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


LISTUA 


Che Gazette of Jndia 


Ot. GH. -S1. Wet. -37.-27122023-250925 
CG-DL-E-27122023-250925 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ता---खण्ड 4 
PART 11--8€टाणा 4 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 863] नई दिल्‍ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2023/पौष 6, 1945 
No. 863] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2023/PAUSHA 6, 1945 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 22 दिसम्बर, 2023 


संदर्भ: HQ-PUBO13/1/2020-PUB-BIS (748).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


अनुसूची 
| स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
की वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा तिथि 
शीर्षक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 आई एस 19039 : 2023 22 दिसम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
प्री-क्लीनर के साथ मोटा अनाज 
(श्री अन्न) के लिए क्‍्लीनर As TST 
विशिष्टि एवं परीक्षण संहिता 


7954 GI/2023 (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III—SEc.4] 


2 
. स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा तिथि 
शीर्षक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
2 आई एस 19040 : 2023 22 दिसम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
मोटा अनाज (श्री अन्न) के छिलके 
उतारने का यंत्र -- केंद्रापसारक प्रकार 
-- विशिष्टि एवं परीक्षण संहिता 
3 आई एस 19041 : 2023 22 दिसम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
मोटा अनाज (श्री अन्न) से कंकड़ पत्थर 
हटाने का यंत्र -- विशिष्टि एवं परीक्षण 
संहिता 
4 आई एस 19042 : 2023 22 दिसम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
मोटा अनाज (श्री अन्न) के प्राथमिक 
प्रसंस्करण के लिए प्रतीक और प्रवाह 
आरेख 


पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-11/4/असा./646/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd December 2023 


Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (748).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be withdrawal 
withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
IS 19039 : 2023 
1 Cleaner Cum pee Millets with 22 December 2023 NA NA 
Pre-cleaner — Specification and Test 
Code 
IS 19040 : 2023 
दर Millet Dehusker — Centrifugal Type — 2 ॥6 हा 1215 ails atte NA Ne 


[भाग [ave 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SI No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be withdrawal 
withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Specification and Test Code 
IS 19041 : 2023 
3 Destoner for Millets — Specification | 22 December 2023 NA NA 
and Test Code 
IS 19042 : 2023 
4 | Symbols and Flow Diagram for Primary | 22 December 2023 NA NA 
Processing of Millets 


P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-III/4/Exty./646/2023-24] 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 00४० 


VERMA 


